रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004/ 99) 


RELU 


utRL 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART 11 - Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


mym 


a 


mmadrupanevar 


सं . 341 ] 
No. 341 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 17 , 2010 / माघ 28 , 1931 
NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 17 , 2010 / MAGHA 28, 1931 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 फरवरी , 2010 
का . आ . 404( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्गविभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 1635 ( अ ) , तारीख 6 जुलाई , 2009 जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप- खण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) और 
जिसे अधिसूचना सं. का. आ . 2677 ( अ ), तारीख 23 अक्तूबर , 2009 जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) 
में प्रकाशित की गई थी ( जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधित अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले 
में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के 116/500 कि . मी. से 136 / 500 कि . मी. तक के भूखण्ड ( तन्जावुर -तिरुचिरापल्ली सेक्शन ) के निर्माण 
( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 11 अगस्त , 2009 को 
" डेली थाँथी " और " दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस " दोनों में और संशोधित अधिसूचना का सार तारीख 26 नवम्बर , 2009 को " डेली थाँथी " 
और “ दि न्यू इण्डियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप- धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 
639 GI/2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3 (ii ) | 


- 


- 


- 


अनुसूची 
तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के 116/ 500 कि . मी . से 136 / 500 कि . मी . ( तन्जादुर - तिरुचिरापल्ली सेक्शन) तक अर्जन की जाने वाली संरचना 
सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिपत विवरण । 


जिले का नाम / तालुक का नाम 


गाँव का नाम 


कम 
संख्या 


- 


सर्वेक्षण 
संख्या 


| भूमि का | भूमि की 

प्रकार । प्रकृति 


- 


क्षेत्रफल भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के 
( वर्ग 

नाम 
मीटर में ) 


- 


- 


- 


- 


www 


Pos 


1 


. 2 

3 
तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली (1) वलवनथानकोट्टई 


5 
446 / 3 


6 
निजी 


- 


- 


7 8 
शुष्क - 26131. विमला अम्माल पत्नी 

रामसामी 
2. वीरपांडियन पुत्र 
राजमाणिक्कम 
3. अब्दुल वहाद पुत्र शाकुल 
हमीद साहिब 
14. शाली पत्र शेख मोयदीन 
5. दनलक्ष्मी पत्नी नटराजन 


CAMERA 


16. अडैक्कलम काथान पुत्र 
करुप्पैया देवर 
7. राजेश्वरी अम्माल पत्नी 
लक्ष्मणन 
8. मोहमद गनी पुत्र इब्राहिम 
9. मनगपुरम क्रिस्टियन चर्च 
10 . सारदाम्बाल 
11. राजन 
12. राजन 
13. बेबी पत्नी रेंगराज 
14. उषारानी पत्नी वासुदेवन 
15. अमरनाथ पुत्र राजगोपाल 


- 


- 


- 


- 


- 


Jeep 


Mamm 


( 2 ) उक्कादई अरियामंगलम वार्ड - आर, ब्लॉक - 6 


59 


निजी 


शुष्क 


60 


प 


सरकारी पोरम्बोक 
निजी शुष्क 


62 


3041. सिराजुदीन पुत्र लथीफ 

2 . रशिया पत्नी हासन 
____ 43 तमिल नाडु सरकार 
100 फातिमागनी पत्नी मोहमद 

इस्माइल सायबु 
ए. जी . सुब्रमणियन पुत्र अलंगार 

पिल्लै 
142 शेयद दस्दगीर पुत्र अब्दुल 


MDM 


onapm 


a 


nasa 


निजी 


शुष्क 


83 


AuA 


निजी 


शुष्क 


सुबन 


- 


- 


- 


65 


निजी 


शुष्क 


100 


आर. के . जेयरामन पुत्र कण्णन 


- 


R 


[ फा . सं. भाराराप्रा/ 11013 / 01 / 2010 - एलए नोटिफ /पीआईयू - तंजावूर ] 

सुमेर सिंह गुलिया , उप - सचिव 


[ TT 11 - OUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


w 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th February, 2010 
S. O . 404 (E ) . - Whereas by the notification of the Government of India 
in the Ministry of Road Transport and Highways (Department of Road Transport 
and Highways) number S . O . 1635 ( E ), dated the 6th July , 2009 , published in the 
Gazette of India , Extraordinary Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) (hereinafter 
referred to as the said notification ) and issued under sub -section (1 ) of section 3A 
of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ), and amended by notification number S .O . 2677 ( E ), dated the 23rd October , 
2009, published in the Gazette of India , Extraordinary Part - II , Section 3, Sub 
section (ii) (hereinafter referred to as the amended notification ), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening / four laning etc .,) 
maintenance , management and operation of National Highway No . 67 on the 
stretch of land from Km 116 / 500 to Km 136 / 500 ( Thanjavur - Tiruchirappalli 
Section ) in Tiruchirappalli District in the State of Tamil Nadu ; 


. 


And whereas the substance of the said notification has been published in 
“ Daily Thanthi”, and “ The New Indian Express ”, both dated the 11th August , 
2009, and of the amended notification “ Daily Thanthi”, and “ The New Indian 
Express ” , both dated the 26th November , 2009, in under sub - section (3) of section 
3A of the said Act ; 


And whereas, no objection has been received from any person by the 
competent authority . 


And whereas, in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the said Act, 
the competent authority has submitted his report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority 
and in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 3D of the said 
Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the said 
Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2) of section 3D of the said Act, the 
Central Government hereby declares that on publication of this notification in the 
OfficialGazette , the lands specified in the said Schedule shall vest absolutely in the 
Central Government, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II - SEC . 3 (ii) | 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km 116 /500 to Km 136 /500 
( Thanjavur - Tiruchirappalli Section ) on the National Highway No.67 in the State of Tamil Nadu 


Name of the village 


Serial 
number 


Name of the Name of the 

district taluk 


Survey Type of land Nature of 
number ) 

land 


Area ( in Name of the land owner / 
square Interested persons 
meters ) 


w 


1 
1 


- t5 6 17 
(1 ) Valavanthankottai 446 /3 Private 


Tiruchirappalli Tiruchirappalli 


Dry 


2613 11. Vimala Ammal W /o 

Ramasamy 
2. Veerapandian S / o 
Rajamanickam 
3 . Abdul Wahab S / o Shakul 
Hameed sahib 
4 .Shali S / o Sheik Mohideen 


5 .Dhanalakshmi W /O 
Natarajan 
6 .Adaikkalam Kathan S / o 
Karuppaiah Devar 
7. Rajeswari Ammal W /o 
Lakshmanan 
8.Mohammed Gani S / o 
Ibrahim 
9 .Managapuram Christian 
Church , 
10 . Saradambal 
11.Rajan 
12 .Rajan 
13 .Babi WoRengaraj 
14 .UsharaniWło 
Vasudevan 
15 .Amarnath S /o Rajagopal 


( 2 ) Ukkadai 
Ariyamangalam 


Ward - R , Block - 6 

Private 


59 


Dry 


60 Government Poramboke 
62 Private 


Dry 


304 1. Sirajudeen S /o Lathieff 

2 .Rashiya Wio Hasan 
43 |Government of Tamilnadu 
100 |FathimaganiWo Mohamed 

Ismail Sayabu 
831A . G . Subramanian S /o 

Alangar Pillai 
142 Sayad Tasdageer S /o Abdul 

Suban 
100 R .K . Jayaraman S /o Kannan 


63 Private 


Dry 


64 Frivate 


Dry 


65 Private 


Dry 


[ F . No. NHAI/ 11013 /01/2010 -LA /Notif /PIU - Thanj] 

S.S. GULIA , Dy. Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 1100644 


